निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 290 ) 


6 वैशाख 1932 ( शO ) 
पटना, सोमवार , 26 अप्रील 2010 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

26 अप्रील 2010 
एस0ओ0 84 , दिनांक 26 अप्रील 2010 — बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम , 2009 ( अधिनियम 
5/ 2010 ) की धारा - 3 सहपठित बिहार विशेष न्यायालय नियमावली , 2010 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , बिहार सरकार , पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष 
निगरानी इकाई द्वारा अन्वेषण के आधार पर उक्त अधिनियम के अधीन संस्थित अननुपातिक आस्तियों के 
मामलों के त्वरित निपटारे तथा अवैध रूप से अर्जित अननुपातिक आस्तियों के अधिहरण के लिए पटना में 
दो , भागलपुर में दो एवं मुजफ्फरपुर में दो अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश के छः नव सृजित विशेष 
न्यायालयों को स्थापित करती है । इन छः न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारियों को एतद् द्वारा अधिनियम की 
धारा - 13 के अधीन कर्त्तव्यों एवं कृत्यों के अनुपालन हेतु अधिनियम की धारा 2 ( ख ) के अभिप्रेत के भीतर 
प्राधिकृत पदाधिकारी के रुप में पदाभिहित किया जाता है । 

2. इन विशेष न्यायालयों की अधिकारिता निम्नवत् निश्चित की जाती है : 


क्रमांक 


विशेष न्यायालयों के नाम 
विशेष न्यायालय , I पटना 


विशेष न्यायालय, II पटना 


अधिकारिता 
| पटना प्रमंडल का भोजपुर, रोहतास , बक्सर, कैमूर एवं | 
नालंदा जिला 
पटना प्रमंडल एवं मगध प्रमंडल का पटना , गया , 
औरंगाबाद , नवादा , जहानाबाद एवं अरवल जिला । 
भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल का भागलपुर , बांका , खगड़िया , 
लखीसराय , शेखपुरा , जमुई एवं मुंगेर जिला । 


विशेष न्यायालय , I भागलपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अप्रील 2010 


क्रमांक 


विशेष न्यायालयों के नाम 
विशेष न्यायालय , II भागलपुर 


विशेष न्यायालय , I मुजफ्फरपुर 


अधिकारिता 
| पूर्णियाँ प्रमंडल एवं कोशी प्रमंडल , का पूर्णिया , कटिहार , 

अररिया , किशनगंज , सहरसा , मधेपुरा एवं सुपौल जिला। 
तिरहुत एवं मुँगेर प्रमंडल का मुजफ्फरपुर , पश्चिम चम्पारण , 
पूर्वी चम्पारण , सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली एवं बेगूसराय 
जिला । 
सारण एवं दरभंगा प्रमंडल का सारण , सिवान , गोपालगंज , 
दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला । 


विशेष न्यायालय , II मुजफ्फरपुर 


3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी । 

( सं0सं0 - ए0 / एक्ट - 14/ 2006 / 1961/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

26 अप्रील 2010 
एस0ओ0 85 , एस0 ओ0 84 , दिनांक 26 अप्रील 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद , 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के 
खण्ड (3 ) के अधीन इसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0सं0- ए0 / एक्ट -14/ 2006 / 1961 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 
The 26th April 2010 
S .O . 84 , dated the 26th April 2010 — In the exercise of powers conferred by 
section - 3 of Bihar Special Courts Act , 2009 (Act 5 of 2010 ) read with 
Special Courts Rules , 2010 , the Government of Bihar in consultation with the High Court 
of Judicature at Patna, do hereby, establish SIX NEWLY CREATED Special Courts of 
additional district and Sessions Judge, two at Patna , two at Bhagalpur and two at 
Muzaffarpur, for speedy disposal of Disproportionate Asset cases instituted under the 
aforesaid Act., on the basis of investigation made by the Vigilance Investigation Bureau 
and the Special Vigilance Unit and for confiscation of illegally acquired disproportionate 
Assets . The presiding officers of all these six courts are , hereby designated as Authorised 
Officers within the meaning of section 2 (b ) of the Act to perform the duties and 
functions under section-13 of the Act . 

( 1 ) The Jurisdiction of these six Special Courts is determined as follows: 


IS : 


Jurisdiction of the courts 


Sl. | Name of the courts 
No . 

The Special Court I, Patna 


The Special Court II, Patna 


Bhojpur, Rohtas, Buxar, Kaimur and Nalanda 
Districts of Patna Division 
Patna, Gaya, Aurangabad , Nawada, Jehanabad , 
and Arwal Districts of Patna & Magadh 
Division 
Bhagalpur , Banka, Khagaria, Lakhisarai , 
Sheikhpura , Jamui and Munger Districts of 
Bhagalpur & Munger Division 


The Special Court I, Bhagalpur 


PER JGTC (3HTERUT) , 26 311 2010 


Name of the courts 


Jurisdiction of the courts 


Si. 
No. 
4 


The Special Court II, Bhagalpur Purnea, Katihar, Araria , Kishanganj, Saharsa , 

Madhepura & Supaul Districts of Purnea & 

Koshi Division 
The Special Court Muzaffarpur, West Champaran , East 
Muzaffarpur 

Champaran , Sitamarhi, Sheohar, Vaishali and 
Begusarai Districts of Tirhut & Munger 

Division 
The Special Court II , Saran , Siwan , Gopalganj, Darbhanga , 
Muzaffarpur 

Madhubani & Samastipur Districts of Saran & 
Darbhanga Division 


(2 ) This notification shall come into force at once . 


(File No.- A / Act.- 14 / 2006 / 1961/ J) 
By order of theGovernor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (31HTERUT ) 290 - 571+ 50 - Słodotto 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


